निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( संo पटना 900 ) 


___ 16 कार्तिक 1936 ( श ) 
पटना , शुक्रवार , 7 नवम्बर 2014 


विधि विभाग 


- 


- 


- 


शुद्धि - पत्र 

6 नवम्बर 2014 
सं0 सी0 / ई0एच0 - 25/ 2014- 7456 / जे0 — विधि विभागीय अधिसूचना सं0 - सी0 / ई0एच0 - 25 / 2014 
7440 / जे0 , पटना , दिनांक 06 . 11 .2014 की कंडिका- 9 में प्रयुक्त शब्द " पूर्व के आदेश को विलोपित करते हुए 
यह स्पष्ट किया जाता है कि महाधिवक्ता या प्रधान अपर महाधिवक्ता आठ- आठ सहायक अधिवक्ताओं कि 
सेवा ले सकते है तथा " शब्द " उपर्युक्त नामित " द्वारा प्रतिस्थापित किये जाते है। कृपया इस हद तक उक्त 
अधिसूचना को संशोधित समझा जाए । 

बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
अखिलेश कुमार जैन , 
सरकार के सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 900 - 571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette .bih .nic .in 


